निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


__ असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


18 आषाढ़ 1937 ( श० ) 
( सं0 पटना 804) पटना, वृहस्पतिवार, 9 जुलाई 2015 

I ke ku; i z kl u fo Hkkx 


अधिसूचनाएं 

TtabZ2015 
सं० 7 / स्था01 - 3 - 09 / 2008 - सा0प्र0 - 9735 - श्री अनिल कुमार , तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, 
औरंगाबाद को 65 प्रतिशत कोटा प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर , पद ग्रहण की तिथि से अपर जिला एवं 
सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान रुपये 51550 - 1230 - 58930 - 1380 - 63070 / - में नियमित प्रोन्नति देते हुए 
औरंगाबाद में पदस्थापित किया जाता है । 

2. सं० 7 / स्था01 - 3 - 09 / 2008 - सा0प्र0 – 9736 — श्री चन्द्र भूषण कुमार, तदर्थ अपर जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश, भागलपुर को 65 प्रतिशत कोटा प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर, पद ग्रहण की तिथि से अपर 
जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान रुपये 51550 - 1230 - 58930 - 1380 - 63070 / - में नियमित प्रोन्नति देते 
हुए भागलपुर में पदस्थापित किया जाता है । 

____ 3. सं० 7 / स्था01 - 3 - 09 / 2008 - सा0प्र0 - 9737 _ श्री संतोष कुमार , तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, 
मोतिहारी को 65 प्रतिशत कोटा प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर, पद ग्रहण की तिथि से अपर जिला एवं 
सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान रुपये 51550 - 1230 - 58930 - 1380 - 63070 / - में नियमित प्रोन्नति देते हुए 
मोतिहारी में पदस्थापित किया जाता है । 

___ 4. सं० 7 / स्था01 - 3 - 09 / 2008 - सा0प्र0 – 9738 - श्री विजय कुमार त्रिवेदी, तदर्थ अपर जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश, पटना को 65 प्रतिशत कोटा प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर , पद ग्रहण की तिथि से अपर जिला 
एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान रुपये 51550 - 1230 - 58930 - 1380 - 63070 / - में नियमित प्रोन्नति देते हुए 
पटना में पदस्थापित किया जाता है । 

5. सं० 7 / स्था01 - 3 - 09 / 2008 - सा0प्र0 – 9739 - श्री भानु प्रताप सिंह , तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , 
बेगूसराय को 65 प्रतिशत कोटा प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर, पद ग्रहण की तिथि से अपर जिला एवं 
सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान रुपये 51550 - 1230 - 58930 - 1380 - 63070 / - में नियमित प्रोन्नति देते हुए 
बेगूसराय में पदस्थापित किया जाता है । 

6. सं० 7 / स्था01 - 3 - 09 / 2008 - सा0प्र0 - 9740 — श्री राकेश चन्द्र श्रीवास्तव , तदर्थ अपर जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश , सीतामढ़ी को 65 प्रतिशत कोटा प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर, पद ग्रहण की तिथि से अपर 
जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान रुपये 51550 - 1230 - 58930 - 1380 - 63070 / - में नियमित प्रोन्नति देते 
हुए दानापुर में पदस्थापित किया जाता है । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 9 जुलाई 2015 
____ 7. सं० 7 / स्था01 - 3 - 09 / 2008 - सा0प्र0 - 9741 _ श्री दिनेश कुमार श्रीवास्तव , तदर्थ अपर जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश , बेगूसराय को 65 प्रतिशत कोटा प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर, पद ग्रहण की तिथि से अपर 
जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान रुपये 51550 - 1230 - 58930 - 1380 - 63070 / - में नियमित प्रोन्नति देते 
हुए बेगूसराय में पदस्थापित किया जाता है । 

8. सं० 7 / स्था01 - 3 - 09 / 2008 - सा0प्र0 - 9742 – श्री विजय कुमार सिंह , तदर्थ अपर जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश, औरंगाबाद को 65 प्रतिशत कोटा प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर , पद ग्रहण की तिथि से अपर 
जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान रुपये 51550 - 1230 - 58930 - 1380 - 63070 / - में नियमित प्रोन्नति देते 
हुए बेतिया में पदस्थापित किया जाता है । 

9. सं० 7 / स्था01 - 3 - 09 / 2008 - सा0प्र0 - 9743 — श्री ओम प्रकाश सिंह II, तदर्थ अपर जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश, सिवान को 65 प्रतिशत कोटा प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर, पद ग्रहण की तिथि से अपर 
जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान रुपये 51550 - 1230 - 58930 - 1380 - 63070 / - में नियमित प्रोन्नति देते 
हुए सिवान में पदस्थापित किया जाता है । 

___ 10. सं० 7 / स्था01 - 3 - 09 / 2008 - सा0प्र0 – 9744 - श्री विक्रम सिंह , तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , 
नवादा को 65 प्रतिशत कोटा प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर, पद ग्रहण की तिथि से अपर जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश के पद पर वेतनमान रुपये 51550 - 1230 - 58930 - 1380 - 63070 / - में नियमित प्रोन्नति देते हुए जमुई में 
पदस्थापित किया जाता है । 

11. सं० 7 / स्था01 - 3 - 09 / 2008 – सा0प्र0 – 9745 — श्री दया शंकर मिश्रा, तदर्थ अपर जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश , मुंगेर को 65 प्रतिशत कोटा प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर , पद ग्रहण की तिथि से अपर जिला 
एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान रुपये 51550 - 1230 - 58930 - 1380 - 63070 / - में नियमित प्रोन्नति देते हुए 
गोपालगंज में पदस्थापित किया जाता है । 

12. सं० 7 / स्था01 - 3 - 09 / 2008 - सा0प्र0 - 9746 — श्री प्रेम कुमार प्रसाद, तदर्थ अपर जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश, पटना को 65 प्रतिशत कोटा प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर, पद ग्रहण की तिथि से अपर जिला 
एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान रुपये 51550 - 1230 - 58930 - 1380 - 63070 / - में नियमित प्रोन्नति देते हुए 
बिहारशरीफ में पदस्थापित किया जाता है । 

13. सं० 7 / स्था01 - 3 - 09 / 2008 - सा0प्र0 – 9747 - श्री ललन लाल श्रीवास्तव, तदर्थ अपर जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश , जहानाबाद को 65 प्रतिशत कोटा प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर, पद ग्रहण की तिथि से अपर 
जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान रुपये 51550 - 1230 - 58930 – 1380 - 63070 / - में नियमित प्रोन्नति देते 
हुए सुपौल में पदस्थापित किया जाता है । 

____ 14. सं० 7 / स्था01 - 3 - 09 / 2008 - सा0प्र0 – 9748 — श्री विजय कुमार पाण्डेय, तदर्थ अपर जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश, सासाराम को 65 प्रतिशत कोटा प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर, पद ग्रहण की तिथि से अपर 
जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान रुपये 51550 - 1230 - 58930 - 1380 - 63070 / - में नियमित प्रोन्नति देते 
हुए सासाराम में पदस्थापित किया जाता है । 

____ 15. सं० 7 / स्था01 - 3 - 09 / 2008 - सा0प्र0 – 9749 - श्री जय गणेश सिंह , तदर्थ अपर जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश , गया को 65 प्रतिशत कोटा प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर, पद ग्रहण की तिथि से अपर जिला 
एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान रुपये 51550 - 1230 - 58930 - 1380 - 63070 / - में नियमित प्रोन्नति देते हुए 
गया में पदस्थापित किया जाता है । 

16. सं० 7 / स्था01 - 3 - 09 / 2008 - सा0प्र0 – 9750 — श्री हौसिला प्रसाद त्रिपाठी, तदर्थ अपर जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश , मधेपुरा को 65 प्रतिशत कोटा प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर, पद ग्रहण की तिथि से अपर 
जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान रुपये 51550 - 1230 - 58930 - 1380 - 63070 / - में नियमित प्रोन्नति देते 
हुए पूर्णियाँ में पदस्थापित किया जाता है । 

17. सं० 7 / स्था01 - 3 - 09 / 2008 - सा0प्र0 - 9751 - श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह II , तदर्थ अपर जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश, आरा को 65 प्रतिशत कोटा प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर, पद ग्रहण की तिथि से अपर जिला 
एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान रुपये 51550 - 1230 - 58930 - 1380 - 63070 / - में नियमित प्रोन्नति देते हुए 
आरा में पदस्थापित किया जाता है । 

18. सं० 7 / स्था01 - 3 - 09 / 2008 - सा0प्र0 - 9752 - श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय, तदर्थ अपर जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश, भभुआ को 65 प्रतिशत कोटा प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर, पद ग्रहण की तिथि से अपर जिला 
एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान रुपये 51550 - 1230 - 58930 - 1380 - 63070 / - में नियमित प्रोन्नति देते हुए 
मोतिहारी में पदस्थापित किया जाता है । 

19. सं० 7 / स्था01 - 3 - 09 / 2008 - सा0प्र0 - 9753 - श्री प्रदीप कुमार शर्मा, तदर्थ अपर जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश, पूर्णियाँ को 65 प्रतिशत कोटा प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर , पद ग्रहण की तिथि से अपर 
जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान रुपये 51550 - 1230 - 58930 - 1380 - 63070 / - में नियमित प्रोन्नति देते 
हुए मधुबनी में पदस्थापित किया जाता है । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 9 जुलाई 2015 


देते हुए पटना सिटी संपादश्यीश के पद पर 


20. सं० 7 / स्था01 - 3 - 09 / 2008 - सा0प्र0 - 9754 - श्री अमृत लाल यादव , तदर्थ अपर जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश , मुंगेर को 65 प्रतिशत कोटा प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर , पद ग्रहण की तिथि से अपर जिला 
एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान रुपये 51550 - 1230 - 58930 - 1380 - 63070 / - में नियमित प्रोन्नति देते हुए 
मोतिहारी में पदस्थापित किया जाता है । 

21. सं० 7 / स्था01 - 3 - 09 / 2008 - सा0प्र0 - 9755 - श्री मो0 इरशाद अली, तदर्थ अपर जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश, सीतामढ़ी को 65 प्रतिशत कोटा प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर, पद ग्रहण की तिथि से अपर 
जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान रुपये 51550 - 1230 - 58930 - 1380 - 63070 / - में नियमित प्रोन्नति देते 
हुए समस्तीपुर में पदस्थापित किया जाता है । 

22. सं० 7 / स्था01 - 3 - 09 / 2008 - सा०प्र० - 9756 - श्री हनमान प्रसाद तिवारी तदर्थ अपर जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश, बगहा को 65 प्रतिशत कोटा प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर , पद ग्रहण की तिथि से अपर जिला 
एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान रुपये 51550 - 1230 - 58930 - 1380 - 63070 / - में नियमित प्रोन्नति देते हुए 
समस्तीपुर में पदस्थापित किया जाता है । 

___ 23. सं० 7 / स्था01 - 3 - 09 / 2008 - सा0प्र0 – 9757 - श्री ध्रुव नारायण यादव, तदर्थ अपर जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश, अररिया को 65 प्रतिशत कोटा प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर , पद ग्रहण की तिथि से अपर 
जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान रुपये 51550 - 1230 - 58930 - 1380 - 63070 / - में नियमित प्रोन्नति देते 
हुए मोतिहारी में पदस्थापित किया जाता है । 

___ 24 . सं० 7 / स्था01 - 3 - 09 / 2008 - सा0प्र0 - 9758 / श्री कृष्ण मुरारी शरण , तदर्थ अपर जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश, खगड़िया को 65 प्रतिशत कोटा प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर, पद ग्रहण की तिथि से अपर 
जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान रुपये 51550 - 1230 - 58930 – 1380 - 63070 / - में नियमित प्रोन्नति देते 
हुए खगड़िया में पदस्थापित किया जाता है । 

25. सं० 7 / स्था01 - 3 - 09 / 2008 - सा0प्र0 -9759 - श्री आनन्द बिहारी श्रीवास्तव , सब जज I - सह - ए0 
सी०जे०ए०एस०जे0 , गोपालगंज को 65 प्रतिशत कोटा प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर, पद ग्रहण की तिथि से 
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान रुपये 51550 - 1230 – 58930 – 1380 - 63070 / - में नियमित प्रोन्नति 
देते हुए पटना सिटी में पदस्थापित किया जाता है । 

26 . सं० 7 / स्था01 - 3 - 09 / 2008 – सा0प्र0 – 9760 — श्री संतोष अग्निहोत्री, सब जज - I - सह - ए०सी०जे० 
एम० - सह - ए0एस0जे0, बाँका को 65 प्रतिशत कोटा प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर , पद ग्रहण की तिथि से 
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान रुपये 51550 - 1230 – 58930 - 1380 - 63070 / - में नियमित प्रोन्नति 
देते हुए दानापुर में पदस्थापित किया जाता है । 

27. सं० 7 / स्था01 - 3 - 09 / 2008 - सा0प्र0 - 9761 - श्री संजय कुमार उपाध्याय, सब जज - सह - सी०जे०एम० , 
मुंगेर को 65 प्रतिशत कोटा प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर, पद ग्रहण की तिथि से अपर जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश के पद पर वेतनमान रुपये 51550 - 1230 - 58930 - 1380 - 63070 / - में नियमित प्रोन्नति देते हुए समस्तीपुर 
में पदस्थापित किया जाता है । 

28. सं० 7 / स्था01 - 3 - 09 / 2008 - सा0प्र0 - 9762 _ श्री विनोद कुमार तिवारी, सब जज - सह - सी०जे०एम० 
- सह - ए0एस0जे0, नवादा को 65 प्रतिशत कोटा प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर, पद ग्रहण की तिथि से 
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान रुपये 51550 - 1230 - 58930 - 1380 - 63070 / - में नियमित प्रोन्नति 
देते हुए औरंगाबाद में पदस्थापित किया जाता है । 

29. सं० 7 / स्था01- 3 - 09 / 2008 - सा0प्र0 - 9763 - श्री ओम प्रकाश सिंह, सब जज - सह - सी०जे०एस० 
सह - ए0एस0जे0, भभुआ को 65 प्रतिशत कोटा प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर, पद ग्रहण की तिथि से अपर 
जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान रुपये 51550 - 1230 - 58930 - 1380 - 63070 / - में नियमित प्रोन्नति देते 
हुए बाढ़ में पदस्थापित किया जाता है । 

30. सं० 7 / स्था01 - 3 - 09 / 2008 - सा0प्र0 - 9764 _ श्री भरत सिंह , सब जज - सह - सी0जे0एम0 - सह 
ए0एस0जे0, पटना को 65 प्रतिशत कोटा प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर, पद ग्रहण की तिथि से अपर 
जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान रुपये 51550 - 1230 - 58930 - 1380 - 63070 / - में नियमित प्रोन्नति 
देते हुए मुजफ्फरपुर में पदस्थापित किया जाता है । 

31 . सं० 7 / स्था01 - 3 - 09 / 2008 - सा0प्र0 - 9765 _ श्री कन्हैया राम , सब जज - सह - सी०जे०एम० - सह 
- ए0एस0जे0, हाजीपुर को 65 प्रतिशत कोटा प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर, पद ग्रहण की तिथि से अपर 
जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान रुपये 51550 -1230 - 58930 - 1380 - 63070 / - में नियमित प्रोन्नति देते 
हुए हाजीपुर में पदस्थापित किया जाता है । 

32. सं० 7 / स्था01 - 3 - 09 / 2008 - सा0प्र0 - 9766 — श्री ब्रजेश नारायण मिश्रा, सब जज - सह - सी०जे० 
- जे०एम० - सह - ए0एस0जे0, किशनगंज को 65 प्रतिशत कोटा प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर, पद ग्रहण की 
तिथि से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान रुपये 51550 - 1230 - 58930 – 1380 - 63070 / - में 
नियमित प्रोन्नति देते हुए हाजीपुर में पदस्थापित किया जाता है । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 9 जुलाई 2015 
33 . सं० 7 / स्था01 - 3 - 09 / 2008 - सा0प्र0 – 9767 _ श्री दया शंकर सिंह, सब जज - सह - सी०जे०एम० 
- सह - ए0एस0जे0, जहानाबाद को 65 प्रतिशत कोटा प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर , पद ग्रहण की तिथि से 
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान रुपये 51550 - 1230 - 58930 - 1380 - 63070 / - में नियमित प्रोन्नति 
देते हुए औरंगाबाद में पदस्थापित किया जाता है । 

34. सं० 7 / स्था01 - 3 - 09 / 2008 - सा0प्र0 - 9768 — श्री सुमन कुमार सिंह , सब जज - सह०जे०एम० - सह 
- ए0एस0जे0, बेगूसराय को 65 प्रतिशत कोटा प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर, पद ग्रहण की तिथि से अपर 
जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान रुपये 51550 - 1230 - 58930 - 1380 - 63070 / - में नियमित प्रोन्नति देते 
हुए बेगूसराय में पदस्थापित किया जाता है । 

35. सं० 7 / स्था01 - 3 - 09 / 2008 - सा0प्र0 - 9769 - श्री रमन कुमार, सब जज - सह - सी०जे०एम० 
सह - ए0एस0जे0, बक्सर को 65 प्रतिशत कोटा प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर, पद ग्रहण की तिथि से अपर 
जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान रुपये 51550 - 1230 - 58930 - 1380 - 63070 / - में नियमित प्रोन्नति देते 
हुए मधेपुरा में पदस्थापित किया जाता है । 

36. सं० 7 / स्था01 - 3 - 09 / 2008 - सा0प्र0 -9770 - श्री वेद प्रकाश सिंह, सब जज - सह - सी०जे०एम० 
- सह - ए0एस0जे0 , मुजफ्फरपुर को 65 प्रतिशत कोटा प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर , पद ग्रहण की तिथि 
से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान रुपये 51550 - 1230 - 58930 - 1380 - 63070 / - में नियमित 
प्रोन्नति देते हुए मुजफ्फरपुर में पदस्थापित किया जाता है । 

37. सं० 7 / स्था01 - 3 - 09 / 2008 - सा0प्र0 - 9771 - श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव II, सब जज - सह - सी० 
जे०एम० - सह - ए0एस0जे0 , शिवहर को 65 प्रतिशत कोटा प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर , पद ग्रहण की 
तिथि से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान रुपये 51550 - 1230 - 58930 – 1380 - 63070 / - में 
नियमित प्रोन्नति देते हुए शिवहर में पदस्थापित किया जाता है । 

38. सं० 7 / स्था01 - 3 - 09 / 2008 - सा0प्र0 - 9772 — श्री ज्ञानेन्द्र कुमार श्रीवास्तव , सब जज - सह - सी० 
जे०एम० - सह - ए0एस0जे0 , दरभंगा को 65 प्रतिशत कोटा प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर, पद ग्रहण की 
तिथि से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान रुपये 51550 - 1230 - 58930 – 1380 - 63070 / - में 
नियमित प्रोन्नति देते हुए दरभंगा में पदस्थापित किया जाता है । 

39. सं० 7 / स्था01 - 3 - 09 / 2008 - सा0प्र0 - 9773 - श्री राज किशोर पाण्डेय , सब जज - सह - सी० 
जे०एम० - सह - ए0एस0जे0 , बेतिया । को 65 प्रतिशत कोटा प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर , पद ग्रहण की 
तिथि से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान रुपये 51550 - 1230 - 58930 - 1380 - 63070 / - में 
नियमित प्रोन्नति देते हुए बेतिया में पदस्थापित किया जाता है । 

40. सं० 7 / स्था01 - 3 - 09 / 2008सा0प्र0 9774 — श्री रजनीश कुमार श्रीवास्तव, सब जज, पटना सिटी को 65 
प्रतिशत कोटा प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर, पद ग्रहण की तिथि से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के 
पद पर वेतनमान रुपये 51550 - 1230 - 58930 - 1380 - 63070 / - में नियमित प्रोन्नति देते हुए जहानाबाद में पदस्थापित 
किया जाता है । 

41. सं० 7 / स्था01 - 3 - 09 / 2008 – सा0प्र0 – 9775 — श्री अशोक कुमार गुप्ता II, सब जज - सह - सी0जे0 
एम0 - सह - ए0एस0जे0 , सीतामढ़ी को 65 प्रतिशत कोटा प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर , पद ग्रहण की तिथि 
से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान रुपये 51550 - 1230 - 58930 - 1380 - 63070 / - में नियमित 
प्रोन्नति देते हुए सीतामढ़ी में पदस्थापित किया जाता है । 

42. सं० 7 / स्था01 - 3 - 09 / 2008सा0प्र0 9776 — श्री कृष्ण प्रताप सिंह, सब जज - सह - ए०सी०जे० 
एम0 - सह - ए0एस0जे0 , रोसड़ा को 65 प्रतिशत कोटा प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर , पद ग्रहण की तिथि से 
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान रुपये 51550 - 1230 - 58930 – 1380 - 63070 / - में नियमित प्रोन्नति 
देते हुए पटना में पदस्थापित किया जाता है । 

43. सं० 7 / स्था01 - 3 - 09 / 2008 - सा0प्र0 - 9777 - श्री मो0 हसीबुल्लाह अंसारी, सब जज - सह - सी०जे०एम० 
- सह - ए0एस0जे0, मधुबनी को 65 प्रतिशत कोटा प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर, पद ग्रहण की तिथि से 
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान रुपये 51550 - 1230 – 58930 - 1380 - 63070 / - में नियमित प्रोन्नति 
देते हुए मधुबनी में पदस्थापित किया जाता है । 

44. सं० 7 / स्था01 - 3 - 09 / 2008 - सा0प्र0 - 9778 — श्री राकेश कुमार मिश्रा, सब जज - सह - सी0जे0 
एम0 - सह - ए0एस0जे0, अररिया को 65 प्रतिशत कोटा प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर, पद ग्रहण की तिथि 
से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान रुपये 51550 - 1230 - 58930 - 1380 - 63070 / - में नियमित 
प्रोन्नति देते हुए अररिया में पदस्थापित किया जाता है । 

45. सं० 7 / स्था01 - 3 - 09 / 2008 - सा0प्र0 - 9779 — श्री प्रभात कुमार सिन्हा, सब जज - सह - सी0जे0 
एम0 - सह - ए0एस0जे0 , शेखपुरा को 65 प्रतिशत कोटा प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर, पद ग्रहण की तिथि 
से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान रुपये 51550 - 1230 - 58930 - 1380 - 63070 / - में नियमित 
प्रोन्नति देते हुए मधुबनी में पदस्थापित किया जाता है । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 9 जुलाई 2015 


46. सं० 7 / स्था01 - 3 - 09 / 2008 - सा0प्र0 - 9780 — श्री सत्येन्द्र पाण्डेय, सब जज - सह - सी०जे०एम० 
- सह - ए०एस०जे0 , पूर्णियाँ को 65 प्रतिशत कोटा प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर, पद ग्रहण की तिथि से 
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान रुपये 51550 - 1230 – 58930 - 1380 - 63070 / - में नियमित प्रोन्नति 
देते हुए किशनगंज में पदस्थापित किया जाता है । 

47. सं० - 7 / स्था01 - 3 - 09 / 2008 - सा0प्र0 - 9781 - श्री जय प्रकाश , सब जज - सह - ए0सी0जे0 
एम0 - सह - ए0एस0जे0 , बक्सर को 65 प्रतिशत कोटा प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर , पद ग्रहण की तिथि से 
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान रुपये 51550 - 1230 - 58930 – 1380 - 63070 / - में नियमित प्रोन्नति 
देते हुए भागलपुर में पदस्थापित किया जाता है । 

48. सं० 7 / स्था01 - 3 - 09 / 2008 - सा0प्र0 - 9782 - श्री विपुल सिन्हा, सब जज, सम्प्रति सहायक निबंधक , 
बिहार स्टेट लीगल सर्विस ऑथोरिटी, पटना को 65 प्रतिशत कोटा प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर, पद 
ग्रहण की तिथि से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान रुपये 51550 - 1230 - 58930 - 1380 - 63070 / 
में नियमित प्रोन्नति देते हुए Post to be upgraded में पदस्थापित किया जाता है । 

49. सं07 / स्था01 - 3 - 09 / 2008 - सा0प्र0 – 9783 _ श्री राजेश कुमार III , सब जज - सह - सी0जे0एम0 
- सह - ए0एस0जे0, गोपालगंज को 65 प्रतिशत कोटा प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर, पद ग्रहण की तिथि से 
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान रुपये 51550 - 1230 - 58930 - 1380 - 63070 / - में नियमित 
प्रोन्नति देते हुए आरा में पदस्थापित किया जाता है । 

50. सं० - 7 / स्था01 - 3 - 09 / 2008 - सा0प्र0 – 9784 - श्री शोभाकांत मिश्रा, सब जज , सम्प्रति पीठासीन 
पदाधिकारी, लेबर कोर्ट , पूर्णियाँ को 65 प्रतिशत कोटा प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर, पद ग्रहण की तिथि 
से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान रुपये 51550 - 1230 - 58930 - 1380 - 63070 / - में नियमित 
प्रोन्नति देते हुए गोपालगंज में पदस्थापित किया जाता है । 

51 . सं० - 7 / स्था01 - 3 - 09 / 2008 - सा0प्र0 – 9785 — श्री ब्रज मोहन सिंह , सब जज - सह - सी0जे0एम0 
सह - ए0एस0जे0, जमुई को 65 प्रतिशत कोटा प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर, पद ग्रहण की तिथि से अपर 
जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान रुपये 51550 - 1230 - 58930 - 1380 - 63070 / - में नियमित प्रोन्नति देते 
हुए पटना में पदस्थापित किया जाता है । 

52. सं० - 7 / स्था01 - 3 - 09 / 2008सा0प्र0 9786 _ श्री राकेश मालवीय, सब जज , सम्प्रति उप निदेशक, बिहार 
ज्यूडिशियल एकेडमी, गायघाट, पटना को 65 प्रतिशत कोटा प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर, पद ग्रहण की 
तिथि से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान रुपये 51550 - 1230 - 58930 – 1380 - 63070 / - में 
नियमित प्रोन्नति देते हुए भागलपुर में पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

मो0 जफर रकीब , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 804 -57 1 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette.bih .nic.in 


